रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N ) 04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं.१] 


दिल्ली, अक्तूबर 12 - अक्तूबर 18 , 2012 , बृहस्पतिवार / आश्विन 20 - आश्विन 26 , 1934 
DELHI, OCTOBER 12 – OCTOBER 18 , 2012 , THURSDAY/ASVINA 20 - ASVINA 26 , 1934 


No.9]] 


[ रा.रा.रा.क्षे. सं. 165 
IN.C.T.D. No. 165 


भाग III 

PART II 
न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश , उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction ofHigh Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचनाएं 


दिल्ली , 1 अगस्त , 2012 


सं. 304 /स्थापना/ ई -1 / डी.एच.सी. - माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष 


करते हैं : 


अधिकारी का नाम एवं धारित पद 


क्रम 
संख्या 


पद जिस पर नियुक्त किया गया है 


टिप्पणियाँ 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 . श्री जी.एस. सैनी , उप निबंधक 

रु . 37400-67000 के वेतन बैंड में दिनांक 30-07-2012 से आगामी आदेशों तक संयुक्त 
रु. 10000 के ग्रेड वेतन सहित निबंधक के पद के प्रति जो श्री पी.के. गुप्ता, संयुक्त 
स्थानापन्न संयुक्त निबंधक । निबंधक के दिनांक 31-5-2012 को सेवानिवृत्त होने 

के परिणामस्वरूप रिक्त हुआ है । 
नोट : उपरोक्त नियुक्ति रिट याचिका (सिविल ) संख्याएं 4077-84/2004 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व 
अन्य " के मामले में पारित निर्णय के क्रियान्वयन एवं इसके अतिरिक्त इस आगामी शर्त के अध्यधीन हैं कि यदि निर्णय के क्रियान्वयन के 
परिणामस्वरूप उपर्युक्त अधिकारियों का वरीयता स्तर अवनत होता है तो , वे अपने पद को अपने से उच्च अधिकारी ( यों ) को दे देंगे एवं उनके 
लिये रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा । 


। 


3972 DG/ 2012 


(145 ) 


146 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 18 , 2012 /ASVINA 26 , 1934 


[ PART II-I 


HIGH COURT OF DELHI:NEW DELHI 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 1st August, 2012 
No. 304/ Estt ./ E-1/DHC.--- Hon ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment on 
the establishment of this Court : 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. No. Name of the Officer & 

Post held 


( 1) ( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Mr.G.S.Saini, 
Deputy Registrar 


Officiating Joint Registrar in the pay 
band ofRs. 37400-67000 plus grade 
pay of Rs. 10000. 


With effect from 30-7-2012 till further orders 
against the post of Joint Registrar which 
became vacant consequent upon retirement 
ofMr. P. K.Gupta, JointRegistrar on 31-5-2012 . 


NOTE : The above appointment is subject to implementation of the judgment passed in W.P. (C ) Nos. 4077-84 / 2004 titled 
" AtulKumar Sharma and others Versus High Court of Delhi & Others " and further in case as a result of implementation of 
the judgmenthis seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer s placed senior to him 
and in case no vacancy is available, he shall stand reverted , 


सं. 305 / स्थापना / ई -2 / डी.एच.सी. - माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या 610/स्थापना/ई-2/ डी. 
एच.सी. दिनांक 24-12-2011 की निरंतरता में , इस न्यायालय की स्थापना में सहर्षनिम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं : -- 


पदधारी का नाम व धारित पद 


पद जिस पर नियुक्ति कि गयी है 


टिप्पणियाँ 


संख्या 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


सुश्री ईला शर्मा, 
स्थानापन्न कोर्ट मास्टर 


रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में 
रु . 6600 के ग्रेड वेतन सहित 
स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) 


है 


--- 


2 . 


सुश्री अनीता जोशी , 
वरिष्ठ न्यायिक सहायक 


रु . 15600-39100 के वेतन बैंड में 
रु . 6600 के ग्रेड वेतन सहित 
स्थानापन्न कोर्ट मास्टर 


दिनांक 30-07-2012 से आगामी आदेशों तक , 
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) के पद के 25 % 
वरिष्ठता कोटा के प्रति, जो श्री एस.के. सचदेवा , 
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) के दिनांक 
31-1-2012 को सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 
उपलब्ध हुआ 
दिनांक 30-07-2012 से आगामी आदेशों तक , 
25 % वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के एक 
रिक्त पद के प्रति जो सुश्री मंजू खन्ना के वरिष्ठ 
न्यायिक सहायक के पद पर प्रतिवर्तन के परिणाम 
स्वरूप उपलब्ध हुआ इस शर्त के अध्यधीन कि 
यदि अनुशासनिक कार्यवाहियाँ सुश्री मंजू खन्ना के 
पक्ष में समाप्त होती है , एवं यदि वह प्रशासनिक 
अधिकारी ( न्यायिक )/ कोर्ट मास्टर के पद पर नियुक्ति 
हेतु उपयुक्त पायी जाती है , तथा यदि कोई पद 
उपलब्ध नहीं है तो सुश्री अनीता जोशी अपने वरिष्ठ 
न्यायिक सहायक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो 
जायेंगी । 


है , 


- 


नोट : उपरोक्त नियुक्तियां रिट याचिका ( सिविल ) सं. 4077-84 / 2004 शीर्षक अतुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य 
के मामले में पारित निर्णय के क्रियान्वयन के अध्यधीन हैं । 

आदेशानुसार, 
डी . एस. भंडारी , निबंधक ( प्रशासन ) 


PART II-I) 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 18 , 2012/ASVINA 26 , 1934 


147 


No. 305 /Estt./E2/DHC . - In continuation to this Court s Notification NO.610 /Estt./E2 /DHC dated 24-12-2011,Hon ble 
the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. No. Name of the Officer & 

Post held 


(1) 


(2 ) 


+ 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


Ms. Illa Sharma, 

Officiating Admn . Officer (Judl.) in 
Officiating CourtMaster the Pay Band ofRs. 15600-39100 

with Grade Pay of Rs. 6600 . 


2 . 


Ms. Anita Joshi, 

Officiating Court Master in the Pay 
Senior Judicial Assistant Band ofRs. 15600-39100 with Grade 

Pay of Rs. 6600 . 


With effect from 30-7-2012 till further orders 
against the post of Admn . Officer (Judl.) 
against 25 % senjority quota available conse 
quent upon retirement of Mr. S.K. Sachdeva , 
Admn . Officer ( Judl.) on 31-1-2012 . 
With effect from 30-7-2012 till further orders 
against a vacant post of Court Master under 
25 % seniority quota available consequent 
upon reversion ofMs. Manju Khanna to the 
post of Senior Judicial Assistant, subject to 
the condition that in case the disciplinary 
proceedings are concluded in favour of 
Ms. Manju Khanna, and if she is found fit for 
appointment to the post of Admn . Officer 
(Judl.)/ Court Master and if no vacancy is 
available , Ms. Anita Joshi shall stand reverted 
to her substantive post of Senior Judicial 
Assistant. 


Note : The above appointments are subjectto implementation of the judgment passed in W.P. ( C ) Nos. 4077-84 /2004 titled 
Atul Kumar Sharma and others Versus High Court of Delhi & Others. 


By Order, 


D.S.BHANDARI. Registrar (Admn .) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


